रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D . L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - -- - 


-- 


सं . 2086 ] 
No . 20865 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 6 , 2013 / भाद्र 15 , 1935 
NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 6, 2013/ BHADRA 15, 1935 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 सितम्बर , 2013 
का . आ . 2697 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड 
(ii ) तारीख 22 जनवरी, 2013 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 229( अ), तारीख 20 
जनवरी , 2013 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ), में उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फतेहपुर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के प्रयोजन के 
लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और, उक्त, अधिसूचना का सार , उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप- धारा ( 4 ) के अधीन राष्ट्रीय सहारा तारीख 
16 मार्च, 2013 और हिन्दुस्तान तारीख 15 मार्च, 2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था ; 

और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा तद्नुसार आदेश पारित किए गए हैं ; 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जित की जाएगी; 

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


3852 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3(ii )] 


अनुसूची 


. उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाडा कारीडोर के लिए फतेहपुर 
जिले के भीतर आने वाली भूमि जिसका अर्जन किया जाना है, का संरचना सहित या उसके 
बिना संक्षिप्त विवरण । 


भूमि 


कम तालुक 
सं० ] का नाम 


ग्राम का नाम 


का 


| 1 


2 
खागा । 


पाम्भीपुर 


सर्वेक्षण / 

क्षेत्रफल भू स्वामी / हितबद्ध 
प्लाट सं० 

( हे0 में ) 
प्रकार 

व्यक्तियों का नाम 
प्रकृति 
4 5 6 7 .. 
निजी | कृषि | 0.3240 / रजनिया पत्नी 

खुन्नीलाल । 
निजी 0.0080 | रजनिया 

खुन्नीलाल । 
निजी कृषि 0.0830 | सूरजबली 

| रामभरोसा । 
183 | निजी | कृषि | 0. 0480 | चौबे पुत्र शिवनाथ, 

मुसम्मात धनिया , रामराज 
| पुत्र होरीलाल, सम्भर पुत्र 


कृषि 


पत्नी 


| भूसी । 


____ छिमी । 1318 | निजी । कृषि / 0.01981 रामसूमेर पुत्र सुन्दर , 

श्रीमती सुमन देवी पत्नी 

रामसुमेर । 
2723 

| 0.0042 | महादेव , सहादेव , जग्गू 

सूरजदीन, पंचा पुत्रगण 

जानकी । 
1333 | निजी | कृषि | 0.1260 | अर्जुन, हीरालाल , 

लालमन, सरोज कुमार, 
सोहनलाल पुत्रगण पुरन 
मल , राजेन्द्र प्रसाद , 
क्षत्रपाल सिंह,. चन्द्रपाल 
सिंह पुत्रगण शिवशंकर 

सिंह । 
सुजरहीं । 1224 | निजी | कृषि | 0. 2019 | रामचन्द्र पुत्र मातादीन, 

जमीन बेचा - श्रीमती 
ननकी देवी पत्नी 

रामलाल । 
1233 निजी | कृषि | 0. 0200 राजरानी पत्नी गरीबे , 

चन्दी देवी पत्नी बिरजू. 

- पट्टा 
एकारी | 1560 | निजी | कृषि | 0.58607 शीतल पुत्र जागेश्वर , 

प्यारे पुत्र महावीर , 
मुख्तार पुत्र अब्दुन 

रहमान । 
1562 निजी । कृषि | 0. 0726 | मोलिया पुत्र शंकर , 

रामआसरे पुत्र दीवान । 
आज़माबाद | 523 निजी । कृषि | 0.2500 | विजय सिंह , कल्लू सिंह , 
भैसाही 

संजय सिंह पुत्रगण 
देवकी नन्दन , सोनादेवी 
पत्नी देवकी नन्दन । 


2. 


फतेहपुर 
सदर 


[ भाग HI — खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


बिन्दकी | कंसपुरगुगौली | 1304 निजी कृषि | 0. 0570 | दयावती, हीरा सिंह । । 

उमरौली 
652 निजी | 0.0999 | मुन्नु सिंह, अरविन्द सिंह, 
कल्यानपुर 

गिरिराज , सुरेन्द्र, गोरे 
लाल पुत्र कल्लु सिंह , 
प्रेम नजर, राजेश पुत्र 

स्व० राम नजर । 
चक्की 2299 / निजी | कृषि | 0. 0540 मेवालाल , श्यामलाल , 
1415 , 

बृजलाल पुत्रगण गया 
प्रसाद, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र 
दया शंकर, श्रीमती 
सरोज पत्नी स्व० दया 

शंकर । 
ममरेज़पुर 284 | निजी । कृषि 0. 0126 | रोशन लाल , विरेन्द्र 

कुमार, धर्मेन्द्र कुमार 

पुत्रगण स्व० गंगाचरण । 
329 | निजी । कृषि | 0.0136 जगतपाल पुत्र मंगत, 

जगरुप पुत्र रामचरण, 
देवी गुलाम , रामगुलाम, 
दयाराम पुत्र श्री सुखदेव , 
श्री रामसंजीवन, राम बाबू 
पुत्र श्री झल्लू, देवीगुलाम 
पुत्र परसंद, रामेश्वर, 
रामलाल पुत्रगण 
रंगलाल, राम किशोर, 
पुत्र नारायण , राम रती 
पुत्र रामरतन , लाला पुत्र 
रामविलाश, शीला पुत्र 
सुखदास, सावित्री पुत्र 
पृथ्वीपाल, स्वामीदीन पुत्र 
रंजू लाल, सरस्वती पुत्र 
सत्य प्रकाश, हृदय राम 
पुत्र प्रभूदयाल, चन्ना 
शिवराम, पुत्र शमीर, 
रामरतन पुत्र रमाधर, 
बलराम शिवपरसन पुत्र 
रामदुलारे, कंधईलाल 
पुत्र गिरधारी , बृजभूषण , 
रामकान्त , रोहित लाल 
पुत्रगण श्री शिवनारायन , 
मु०देवराती पत्नी 
शिवनारायन , मद्दीलाल , 

गोधन पुत्र हीरालाल । 
गद्धईया 81 निजी | कृषि 0. 3167 | देव स्थान कालीजी । 


[ फा. सं. 2010/ एलएमएल /12/3- ईस्टर्न कॉरीडोर/ 377 ] 
ओ. पी. सिंह , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं -1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART II- -- SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th September, 2013 
S. O . 2697 (E ). - Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways ( Railway 
Board ), number, S . O . 229 (E ), dated the 22nd January, 2013 published in Gazette of India , Extraordinary, Part - I1, Section 3 , 
Sub -section ( ii ) dated the 22nd January , 2013 (hereinafter referred to as the said notification ) under sub - section ( 1 ) of 
Section 20 ( A ) of the Railways Act , 1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution ,mainte 
nance ,management and operation of special railway project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Fatehpur 
in the State of Uttar Pradesh ; 

And Whereas, the substance of the said notification was published in the Newspapers Rashtriya Sahara dated 
the 16th March , 2013 and Hindustan , dated 15th March , 2013 under sub -section (4 ) of Section 20A of the said Act; 

And whereas no objections were received and accordingly orders have been passed . 

And , whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government. 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent Authority, and in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 20E of the Railways Act, the CentralGovernmenthereby declares that the lands specified in 
the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the 
district of Fatehpur in the State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern 
Dedicated Freight Corridor . 


Name of District: Fatehpur 
Sr. Name of Name of 
No . 

Taluk 1 Village 


Type 


1 


Plot 
No. 


of 


Nature of 

Land 


Area 

(In 
Hect.) 


Name of the land 
owner/Interested 

Person 


Land 


Khaga 


Pambhipur 


170 


Private | Agriculture 


0 .3240 


w / o 


171 


Private 


Agriculture 


0 .0080 


173 


Private 


| Agriculture 


0 .0830 


s / o 


183 


Private 


Agriculture 


0. 0480 


slo 


| Rajaniya 
Khunnilal 
Rajaniya wlo 
Khunnilal 
Surajbali 
Rambharosa 
Chaubey 
Shivnath , 
Musam mat Dhaniya, 
Ramraj slo Horilal, 
Sambhar s/ o Bhoosi 
Ramsumer slo 
Sunder , Smt. Suman 
devi w / o Ramsumer , 
Mahadev , Sahadev , 
Jaggu , Surajdeen , 
Pancha s/ o Janki 


Chhimi 


1318 | Private 


Agriculture 1 0 .0198 


2723 


Private 


Agriculture 


0 .0042 


( M I 


OUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Teni 


1333 | Private 


Sujrahi 


1224 | Private 


1233 | Private 


2 . 


Fatehpur 
Sadar 


Ekari 


1560 


Private 


| 1562 


Private 


523 


Private 


Azmabad 
Bhaisahi 


3 . | Bindaki 


1304 | Private 


Kanspurgug 

auli 


652 


Private 


Agriculture | 0 . 1260 Arjun , Heeralal, 

Lalman , Saroj 
Kumar, Sohanlal s/o 
Pooranmal, Rajendra 
Prasad , Kshtrapal 
Singh 

slo 

Shivshanker Singh 
Agriculture 0 .2019 Ramchandra s/0 

Matadaeen , Smt. 
Nanki devi wo 

Ramlal 
Agriculture 0 .02001Rajrani w /o Garibey , 

Smt. Chandi Devi 

w /o Birju - Patta 
Agriculture | 0.5860 Sheetal 
slo 

Jageshwar , Pyare s/o 
Mahaveer , Mukhtar 

s/ o Abdul Rehman 
Agriculture 0 .0726 Moliya s/o Shanker , 

Ram Asrey slo 

Deewan 
Agriculture 0 .2500 Vijay Singh , Kallu 

Singh , Sanjay Singh 
slo Devki Nandan , 
Sona devi w /o Devki 

Nandan 
Agriculture | 0.0570 Dayawati, Heera 

Singh and others 
Agriculture 0 .0999 Munnu Singh, 

Arvind Singh , 
Giriraj, Surendra , 
Gorelal s/ o Kallu 
Singh , Premnazar , 
Rajesh s/o Late Ram 

Nazar 
Agriculture 0 .0540 

Mewalal, Shyamlal, 
Brijlala s/o Gaya 
Prasad , Dharmendra 
Kumars / o 
Dayashanker, Smt. 
Saroj w /o Late 

Dayashanker 
Agriculture 0 .0126 Roshanlal, Virendra 

Kumar, Dharmendra 
Kumar s/o Late 

Gangacharan 
Agriculture 0 .0136 Jagatpal s/o Mangat, 

Jagroops /o 
Ramcharan , Devi 
Gulam , Ramgulam , 
Dayaram slo Shri 
Sukhde, Shri 
Ramsajeevan , 
Rambabu s/o Shri 
Jhallu , Devi gulam 
slo Parsand , 
Rameshwar, Ramlal 


Umrauri 
kalyanpur 


Chakki 


| 2299 / | Private 

1415 


Mamrejpur 


284 


Private 


329 | Private 


3852 GT/13 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IL -- SEC . 3 ( ii )] 


- 


s/o Ranglal, 
Ramkishors / 
Narayan , Ramrati slo 
Ramratan , Lala slo 
Ramvilash , Sheela 
slo Sukhdas, Savitri 
slo Prithvilal, 
Swamideen slo 
Ranjulal, Saraswati 
s/o Satya Prakash 
Hriday Ram s/o 
Prabhudayal, 
Chhana Shivram slo 
Shameer, Ramratan 
slo Ramadhar, 
Balram , Shivparsan 
slo Ramdulare, 
Kandhailal slo 
Girdhari, 
Brijbhooshan , 
Ramakant, Rohitlal 
slo Shivnarayan , 
Mu.Devrati w /o 
Shivnarayan , 
Maddilal, Godhan 
s / o Heeralai 


Dagdaiya 


81 


Private 


Agriculture 


0 .3167 


Dev Sthan Kaliji 


[F. No .2010 /LML/12/3-E C /377 ] 
0 . P. SINGH , Executive Director (Land and Amenities-1) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


